रजिस्ट्री सं० डी० एल. - 33004 / 99 


REGD . NO. D . L .- 33004 / 99 


- 


- 


- - - - 


Mal 


भारतको राजपत्र 


मध्यपेबाजपने 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II.- - Section 3 - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


HAR 


181616 


4 


सं . 2 ] 


No. 2 | 


नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 2, 2001 / पौष 12 , 1922 
NEW DELHI, TUESDAY , JANUARY 2 , 2001/PAUSA 12, 1922 


- 


- 


- 


- 


जल भूतल परिवहन मंत्रालय 
( पोत परिवहन विभाग ) 

( पत्तन पक्ष ) 

शुद्धिपत्र 
नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2001 


सा . का .नि . 2 ( अ ). - भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मन्त्रालय की दिनांक 8 - 3 - 2000 की अधिसूचना सा . का. नि . सं . 233 ( अ ) की 
अनुसूची में यहां संलग्न प्रपत्र सं . [ से IV को मुरगांय पत्तन कर्मचारी ( अस्थायी मषा ) विनियम , 2000 के साथ परिशिष्ट के रूप में लगाया जाए । 


[ फा , मं. पीआर - 12016/ 6/ 2000 - पाई - 1 ] 

के , श्री . राव , संयुक्त सचिव 


फार्म- 1 


मुरगांय पत्तन कर्मचारी ( अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम 3(1 ) के अधीन जारी सेवा 
समाप्ति की नोटिस । 


मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के उप-विनियम (1 ) के 
अनुसरण में श्री / श्रीमती/ कु. 

--------- - को एतद्दारा नोटिस दी जाती है 


1G1 2001 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II... - SEC 3 (6 )] 


कि यह नोटिस जारी किए जाने अथवा, जैसी भी स्थिति हो , उसे दिए जाने की तारीख से एक महीने की 
अवधि की समाप्ति की तारीख से उसकी सेवाएं समाप्त होंगी । 


स्थान : 


- 


(नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर ) 


दिनाक : 


- 


( नाम ) 


( पदनाम ) 


पावती 


संदर्भ सं . . 

____ दिनांक _ _ _ _ _ के तहत 
मुझे सौंपी गई सेवा समाप्ति की नोटिस मुझे आज प्राप्त होने की पावती मैं एतद्वारा प्रस्तुत करता/करती 


स्थान : 


( कर्मचारी के हस्ताक्षर ) 


( नाम ) 


दिनांक : 


- 


( पदनाम ) 


फार्म ॥ 


मुरगांव पसन कर्मचारी ( अस्थायी सेवा ) विनियम , 1964 के विनियम- 3 के उप-विनियम ( 1 ) के 
परन्सुक के अधीन जारी सेया समाप्ति का आदेश 


. 


की 


__ मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम- 3 के उप-विनियम (1) के 
परन्तुक के अनुसरण में श्री / श्रीमती/ कु . 
सेवा को एतद्दारा तत्काल समाप्त किया जाता है । यह भी निदेश दिया जाता है कि नोटिस की अवधि 
के लिए अथवा, जैसी भी स्थिति है, एक महीने के कम नोटिस की अवधि के लिए अपने घेतन और 


[ भाग | - खण्ड 3( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भत्तों की रकम के बराबर की रकम का दावा करने के लिए हकदार होगा जिस दर पर वह सेवा समाप्ति 
के तत्काल पहले प्राप्त करता था/ प्राप्त करती थी | 
स्थान : 

(नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर ) 


दिनांक : 


( नाम) 


( पदनाम ) 


फार्म- ॥ 


मुरगांय पतन कर्मचारी ( अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम ( 1) के अधीन जारी सेवा 
समाप्ति की नोटिस जब नियुक्ति प्राधिकारी अप्य है । 


मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम 3 के उप-विनियम (1 ) के 
अनुसरण में श्री/ श्रीमती/ कु . - 

- - को अध्यक्ष द्वारा एतद्वारा नोटिस 
दी जाती है कि यह नोटिस जारी किए जाने अथवा, जैसी भी स्थिति हो, उसे दिए जाने की तारीख से 
एक महीने की अवधि की समाप्ति की तारीख से उसकी सेवाएं समाप्त होंगी । 


अध्यक्ष के आदेश तथा नाम से । 
स्थान : 


( अध्यक्ष के नाम से दस्तावेजों को 
प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किए 
गए अधिकारी के हस्ताक्षर ) 


दिनांक : 


( नाम ) 


( सचिव ) 

पावती 
. संदर्भ सं . 

दिनांक 

के तहत 
मुझे सौंपी गई सेवा समाप्ति की नोटिस मुझे आज प्राप्त होने की पावती मैं एतद्दारा प्रस्तुत करता/ करती 


स्थान : 


( कर्मचारी के हस्ताक्षर ) 


दिनांक : ___ _ _ 


( नाम ) 


( पदनाम ) 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


IPART II _ SF : 3(1)]] 


फार्म-IV 


मुरगांय पसन कर्मचारी ( अस्थायी सेवा) विनियम , 1964 के विनियम- 3 के उप-विनियम (1 ) के 
परन्तुक के अधीन जारी सेवा समाप्ति का आदेश , जब नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष है । 


मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम- 3 के उप -विनियम (1) के 
परन्तुक के अनुसरण में श्री/ श्रीमती /कु . 
सेवा को एतद्द्वारा तत्काल समाप्त किया जाता है और यह भी निदेश दिया जाता है कि नोटिस की 
अवधि के लिए अथवा, जैसी भी स्थिति है, एक महीने से कम नोटिस की अवधि के लिए अपने वेतन 
और मत्तों की रकम के बराबर की रकम का दावा करने के लिए हकदार होगा जिस दर पर वह सेवा 
समाप्ति के तत्काल पहले प्राप्त करता था/ प्राप्त करती थी । 


अध्यक्ष के आदेश से तथा नाम से । 


स्थान : 


( अध्यक्ष के नाम से दस्तावेजों को 
प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किए 
गाए अधिकारी के हस्ताक्षर ) 


दिनांक : 


. . ... ... . .. 


( नाम ) 


( सचिव ) 


फार्म - V 


जब नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष हो तब कर्मचारी को पहले से ही दी गई सेवा समाप्ति की नोटिस के 
प्रचलन के दौरान मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( अस्थायी सेवा ) विनियम, 1964 के विनियम- 3 के उफ 
विनियम (1 ) के परन्तुक के अधीन जारी सेवा समाप्ति का आदेश । 


श्री/ श्रीमती/ कु . 

की सेवा समाप्ति की नोटिस सं. 
- दिनांक 

में संशोधन करते हुए तथा मुरगांव पत्तन 
कर्मचारी ( अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम- 3 के उपविनियम1 के परन्तुक के अनुसरण में 
अध्यक्ष, श्री / श्रीमती/ कु . _ 

__ _ की सेवाओं को 
एतद्दारा तत्काल समाप्त करते है तया यह भी निदेश दिया जाता है कि नोटिस की अवधि के लिए 
अयया, जैसी भी स्थिति है , एक महीने के कम नोटिस की अवधि के लिए अपने वेतन और भत्तों की 


[ भाग || - खण्ड (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


रकम के बराबर की रकम का दावा करने के लिए हकदार होगा जिस दर पर वह सेवा समाप्ति के 
तत्काल पहले प्राप्त करता था/ प्राप्त करती थी । 


अध्यक्ष के आदेश से तथा नाम से । 


स्थान : - - 


स्थान : 


- - - 


( अध्यक्ष के नाम से दस्तावेजों को 
प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किए 
गए अधिकारी के हस्ताक्षर ) 


दिनांक : 


( नाम ) 


( सचिव ) 


फार्मVI 


कर्मचारी को पहले से ही दी गई सेया समाप्ति की नोटिस के प्रचलन के दौरान मुरगांव पत्तन 
कर्मचारी ( अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के उप-विनियम (1) के परन्तुक के अधीन 
जारी सेवा समाप्ति आदेश । 


श्री/ श्रीमती/ कु . _ 

_ की सेवा समाप्ति की नोटिस सं . 
दिनांक - 

____ _ में संशोधन करते हुए तया मुरगांव पत्तन 
कर्मचारी ( अस्थायी सेवा) विनियम , 1964 के विनियम- 3 के उप-विनियम- 1 के परन्तुक के अनुसरण में 
श्री/ श्रीमती/ कु . 

_ की सेवाओं को एतद्वारा 
तत्काल समाप्त किया जाता है । यह भी निदेश दिया जाता है कि नोटिस की अवधि के लिए अयया , 
जैसी भी स्थिति है, एक महीने से कम नोटिस की अवधि के लिए अपने वेतन और भत्तों की रकम के 
बराबर की रकम का दावा करने के लिए हकदार होगा जिस दर पर वह सेवा समाप्ति के तत्काल पहले 
प्राप्त करता था/ प्राप्त करती थी । 


स्थान : 


(नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर ) 


दिनांक : 


(नाम) 


( सचिव ) 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[Part II - - SEX : 3 (1) ] 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


(Department of Shipping ) 

(Ports Wing ) 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 2nd January, 2001 


G . S . R . 2 ( E ). - In the schedule to the Goverunent of India , Ministry of Surface Transport Notification 
GSR No 237( E ) dated 8 - 3 - 2000), the FormsNo . I to IV annexed hçreto may be appended to the Morinugao Port 
lmploi ces ( Temporary Service ) Regulations , 2000). 


[F No. PR -12016 /6 /2000 -PE -I] 

K V . RAO , Jt. Secy . 


ANNEXURES 


FORM - 


Notice of termination of service issued under Regulation 3 ( 1) of the 
Mormugao Port Employees (Temporary Service) Regulations, 1964. 


In pursuance of sub -regulation (1) of Regulation 3 of the Mormugao Port 
Employees ( Temporary Service ) Regulations, 1964, Shr / Smt/Kum . 

_ is hereby given notice that his /her 
services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period 


one month from the date on which this notice is served on , or, as the case may be, 


tendered to him /her . 


Station : 


_ _ 


Signature of the Appointing Authority 


Date : 


(Name) 


( Designation ) 


[ 411 11 - 


3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ACKNOWLEDGEMENT 
I hereby acknowledge the receipt on this day the Notice of termination of my 
service handed over to me vide reference no . 

dated 


Station : 


Signature of the employee . 


(Name) 


Date : 


(Designation ) 


FORM - !! 
Order of termination of service issued under the proviso to sub 
regulation (1) of Regulation 3 of the Mormugao Port Employees 
(Temporary Service ) Regulations , 1964 . 

In pursuanco of the proviso to sub -regulation ( 1) of Regulation 3 of the 


Mormugao Port Employees (Temporary Service ) Regulations, 1964, the 


services of Shri/Smt./Kum . 


are 


hereby terminated forthwith . It is also directed that he / she shall be entitled 


to claim a sum equivalent to the amount of his /her pay plus allowances for 


the period of notice at the same rates at which he / she was drawing them 


immediately before the termination ofhis /her service or, as the case may be , 


for the period by which such notice falls short of one month . 


Station : 


Signature of the Appointing Authority 


Date : 


(Name) 


(Designation ) 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[Pars II - SEC 3 ( 1) ] 


FORM . II. 


Notice of termination of service issued under Regulation 3( 1) of the 
Mormugao Port Employees (Temporary Service ) Regulations, 1964 , where 
the Appointing Authority is the Chairman . 


in pursuance of sub- regulation (1) of Regulation 3 of the Mormugao Port 
Employees (Temporary Service ) Regulations , 1964 , the Chairman hereby gives 


notice to Shri/Smt./Kum . 


_ that his /her 


services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of 


one month from the date on which this notice is served on , or, as the case may 


be , tendered to him /her . 


By order and in the name of the Chairman . 


Station : 


Signature of the authority empowered to 
authenticate documents in the name of the 
Chairman . 


Date : 


- 


(Name) 


(Secretary) 


ACKNOWLEDGEMENT 


Thereby acknowledge the receipt of this day the Notice of termination of my 


service handed over to me vide reference no. _ 


dated 


Station : 


Signature of the employee : 


Date : 


(Name) 


(Designation ) 


[ T1 II - US 3(1) ] 


भारत का राजपत्र । असाधारण 


FORM - IV 


Order of termination of service issued under the proviso to sub 
regulation (1) of Regulation 3 of Mormugao Port Employees 
( Temporary Service) Regulations , 1964 , where the Appointing Authority 
Is the Chalrman . 


In pursuance of the proviso to sub - regulation (1) of Regulation 3 of the 
Mormugao Port Employees (Temporary Service ) Regulations , 1964 , the 
Chairman hereby terminates forthwith the services of 


Shri/Smt./Kum . 


_ and 


directs 


that 


he /she shall be entitled to claim 


a sum equivalent to the amount of his /her 


pay plus allowances for the period of notice at the same rates at which 


he/she was drawing them immediately before the termination of his /her 


service , or as the case may be, for the period by which such notice falls 


short of one month . 


By order and in the name of the Chairman . 


Station : 


Signature of the authority empowered to 
authenticate documents in the name of 
the Chairman . 


Date : 


Date: - - - 


(Name) 


(Secretary ) 


16 en /2001 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II — Sec 3 (1)] 


FORM - V 


Order of the termination of service issued under the proviso to sub 
regulation ( 1 ) of Regulation 3 of Mormugao Port Employees 
(Temporary Service ) Regulations , 1964 , during the currency of the 
notice of termination of services already served on him , where the 
Appointing Authority is the Chairman . 


In modification of Notice no 


dated - 


T 


termination of service of Shri/Smt/Kum . 


and in pursuance of the proviso to sub -regulation 


(1) of Rule 3 of the 


Mormugao Port Employees ( Temporary Service ) Regulations , 1964 , the 


Chairman hereby terminates forthwith the services of Shri/Smt./Kum . 


and directs that he/she shall be paid a 


sum equivalent to the amount of pay and allowances for the period by 
which the said notice falls short of one month calculated at the same rates at 


which he/she was drawing them immediately before the date of this order . 


By order and in the name of the Chairman . 


Station : 


Signature of the authority empowered 
to authenticate documents in the name of 
the Chairman . 


Date : 


(Name) 


Secretary 


[ 2477 [I - 


E 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORM - VI 


Order of the termination of service Issued under the proviso to sub 
regulation (1 ) of Regulation 3 of the Mormugao Port Employees 
(Temporary Service ) Regulations, 1964, during the currency of the 
notice of termination of services already served on him . 


In modification of Notice no 


dated 


of termination of service of Shri/Smt./Kum . 

_ and in 
pursuance of the proviso to sub-regulation (1) of Regulation 3 of the 
Mormugao Port Employees (Temporary Service) Regulations, 1964 , the 


services 


of 


Shri/Smt./Kum . 


are 


hereby 


terminated forthwith . It is also directed that he/she shall be paid a sum 


equivalent to the amount of pay and allowances for the period by which the 


said notice falls short of one month calculated at the same rates at which 


he/she was drawing them immediately before the date of this order . 


Station : - 


Signature of the Appointing Authority 


Date : 


(Name) 


Secretary 


Printed by tho Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuni , Now Delhi- 110064 

and Publishod hy the Controller of Publicauony , Delhi- 110054 


